निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण 1934 ( श ) 
पटना, बुधवार , 1 अगस्त 2012 


( संo पटना 372) 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

30 जुलाई 2012 
सं0 नि प्रा० /नि० 1 - 16/ 2012 / 9258 - चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 की धारा -14 ( क ) में किये गये 
संशोधन एवं सहकारिता विभाग , बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273 दिनांक 
01. 03. 2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति , जो अधिक्रमित हैं या 
जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है , का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण , निदेशन एवं पर्यवेक्षण के 
अधीन कराया जाना है । 

और , चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा सहकारी साख एवं विपणन संरचना अंतर्गत व्यापार मंडल , केन्द्रीय 
सहकारी बैंक एवं बिस्कोमान से संबद्ध विभिन्न विशेष सहयोग समिति एवं बिहार राज्य हाऊसिंग फेडरेशन से संबद्ध प्राथमिक 
सहकारी गृह निर्माण सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है । 

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम , 2008 की धारा - 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम , 1935 ( यथा 
संशोधित , 2008 ) की धारा - 14 क तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन 
प्राधिकार एतद् द्वारा सविरोध निर्वाचन की स्थिति में , परिशिष्ट - 1 में अंकित कुल 27 समितियों का निर्वाचन कराने हेतु 
दिनांक 02.09.2012 की तिथि ; परिशिष्ट - 2 में प्रथम चरण में अंकित कुल 40 समितियों का निर्वाचन कराने हेतु दिनांक 
02 . 09. 2012 की तिथि; द्वितीय चरण में अंकित कुल 10 समितियों का निर्वाचन कराने हेतु दिनांक 05 . 09. 2012 की तिथि 
तथा तृतीय चरण में अंकित कुल 2 समितियों का निर्वाचन कराने हेतु 09. 09.2012 की तिथि एवं परिशिष्ट - 3 में प्रथम 
चरण में अंकित कुल 12 समितियों का निर्वाचन कराने हेतु दिनांक 02.09. 2012 की तिथि ; द्वितीय चरण में अंकित 8 
समितियों का निर्वाचन कराने हेतु 09 .09. 2012 की तिथि एवं तृतीय चरण में अंकित कुल 8 समितियों का निर्वाचन कराने 
हेतु 12.09 .2012 की तिथि नियत करता है तथा संबंधित सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत 
अधिनियम / नियमावली / प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने - अपने सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें । ज्ञातव्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अगस्त 2012 
है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या 9016, दिनांक 26. 06.2012 से उक्त समितियों की मतदाता सूची तैयार 
करने के लिए कट - ऑफ - तिथि 31.05 .2012 निर्धारित की गयी है । 

संबंधित सहयोग समिति / समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 08. 
08. 2012 को संलग्न प्रपत्र - 1 ( परिशिष्ट - 4 ) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे । 

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होगा । 
मतगणना मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 3 - 4 बजे से शुरू की जायेगी । 

आदेश से , 
एन० एस० माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


व्यापार मंडल , केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं बिस्कोमान 

से संबद्ध विभिन्न विशेष स०स० एवं 
बिहार राज्य हाउसिंग फेडरेशन से संबद्ध 
प्रा० गृ० नि० स० स० का निर्वाचन 

परिशिष्ट - 1 


निर्वाचन कार्यक्रम 


सूचना का प्रकाशन - 08. 08. 2012 
नामांकन की तिथि - 23 .08. 2012 
संवीक्षा की तिथि - 24.08.2012 
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि - 25. 08.2012 
मतदान , अगर आवश्यक हो - 02. 09.2012 
मतगणना 

- 02 .09. 2012 को 
मतदान समाप्ति के पश्चात् 


सहयोग समितियों का नाम , जिनके निर्वाचन होने हैं 
( 1 ) रवाईच शहरी पैक्स ( बख्तियारपुर ) 
( 2 ) पंडारक सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 ( पंडारक ) 
( 3 ) बिहियां नगर पैक्स (बिहियां ) 
( 4 ) अमवां नगर स0सलि0 ( बोधगया ) 
( 5 ) घोसी को - ऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज स0स0लि0 ( घोसी ) 
( 6 ) फल सब्जी स0स0लि0, कनौली (मखदुमपुर ) 
( 7 ) वारसलीगंज नगर पंचायत स0स0लि0 ( वारिसलीगंज ) 
( 8 ) सर्वोदय स0स0लि0 , सिंघिया (मुंगेर ) 
( 9 ) महेशखूट सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 ( महेशखूट ) 
( 10 ) शिवहर नगर पंचायत स0स0लि0 ( शिवहर ) 
( 11 ) बक्सामा तम्बाकू उत्पादक औद्योगिक स0स0लि0 ( गोरौल ) 
( 12 ) मोतिहारी रंगाई छपाई स0स0 , खुदानगर , मोतिहारी 

( मोतिहारी ) 
( 13 ) छोटका मांझा पंचायत श्रमिक स०स०लि0 ( जीरादेई ) 
( 14 ) गगन पसनौली नगर पंचायत पैक्स ( महाराजगंज ) 
( 15 ) उजियारपुर प्रखंड तम्बाकू उत्पादक स0स0लिO 

( उजियारपुर ) 
( 16 ) सुलतानगंज नगर परिषद् पैक्स ( सुलतानगंज ) 
( 17 ) खरैया काष्ठ कला औद्योगिक स0स0लि0 ( अमौर ) 
( 18 ) दुर्गापुर तेल स0स0लि0 , भवानीपुर ( भवानीपुर ) 
( 19 ) नाव यातायात स0स0लि0 , प्राणपुर ( प्राणपुर ) 
( 20 ) नाव यातायात स0स0लि0 , कदवा ( कदवा ) 
( 21 ) आलमनगर प्रखंड नाव यातायात स0स0लि0 , खापुर 

( आलमनगर ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अगस्त 2012 


m 


( 22 ) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार स0स0लि0 , अररिया 

( अररिया ) 
( 23 ) मधुबनी बिभर्स हाऊसिंग कॉलोनी , भौआड़ा ( रहिका ) 
( 24 ) नाव यातायात स0स0लि0, कलेर ( कलेर ) 
( 25 ) गोडा सेमरा संयुक्त कृषि स0स0लि0 ( मझौलिया ) 
( 26 ) एकमा आयल मैन स0स0लि0, एकमा ( एकमा ) 
( 27 ) अर्पण गृह निर्माण स0स0लि0 , दरभंगा ( दरभंगा ) 


परिशिष्ट - 2 

( प्रथम चरण ) 
सहयोग समितियों का नाम , जिनके निर्वाचन होने हैं 

निर्वाचन कार्यक्रम 
( 1 ) वीर कुंवर सिंह गृह निर्माण स०स०लि0 ( मसौढ़ी ) 
( 2 ) श्री कृष्णा कोल्ड स्टोरेज स0स0लि0 ( मसौढ़ी ) 

सूचना का प्रकाशन - 08 . 08.2012 
( 3 ) रामरतन सिंह महाविद्यालय क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट सोसाईटी लि0 | नामांकन की तिथि - 23. 08 .2012 
( मोकामा ) 

संवीक्षा की तिथि - 24.08. 2012 
( 4 ) भारत वैगन सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 ( मोकामा ) अभ्यर्थिता वापसी की तिथि - 25. 08.2012 
( 5 ) फल सब्जी उत्पादक स0स0लि0, भैसासुर ( बिहारशरीफ ) मतदान , अगर आवश्यक हो - 02. 09.2012 
6 ) केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार स0सलि0 , भैसासुर मतगणना 

__ - 02. 09 .2012 को 
(बिहारशरीफ ) 

मतदान समाप्ति के पश्चात् 
( 7 ) चंदवा नगर पैक्स ( आरा ) 
( 8 ) अनाईठ नगर पैक्स ( आरा ) 
( 9 ) गया रेलवे इम्पलाईज कनज्यूमर्स सी०सी० स्टोर लि0 , नगर 

( गया ) 
( 10 ) योगेश गृह निर्माण स०स०लि0 , नगर ( गया ) 
( 11 ) मदनपुर प्रखंड श्रमिक स0स0लि0 ( मदनपुर ) 
( 12 ) मदनपुर प्रखंड गृह निर्माण स0स0लि0 ( मदनपुर ) 
| ( 13 ) सलैया ग्राम पंचायत फल सब्जी स0स0लि0 ( मदनपुर ) 
( 14 ) बरौनी - बेगूसराय सेंट्रल कनज्यूमर्स को - ऑपरेटिव स्टोर्स साख 

स0स0लि0 ( बेगूसराय ) 
( 15 ) दिनेश्वर सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 ( बेगूसराय ) 
( 16 ) बरौनी सहकारी शीत भंडार स0स0लि0 ( तेघड़ा ) 
( 17 ) आदर्श सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 ( सिवान ) 
( 18) सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण स0स0लि0 (सिवान ) 
( 19 ) कटैया ग्रामोदय स0स0 ( बेनीपट्टी ) 
( 20 ) कटैया श्रमिक स0स0लि0 ( बेनीपट्टी ) 
( 21 ) समस्तीपुर सी0सी0 स्टोर लि0 ( समस्तीपुर ) 
( 22 ) समस्तीपुर जिला मधुमक्खी पालन स0स0लि0 ( समस्तीपुर ) 
( 23 ) नवगछिया उपभोक्ता भंडार स0स0लि0 ( नवगछिया ) 
( 24 ) बांका करहरिया नोनिहारी नगर पैक्स ( बांका ) 
( 25 ) विजयनगर जगतपुर नगर पैक्स ( बांका ) 
( 26 ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी संघ स0स0लि0 , भागलपुर 

__ ( जगदीशपुर ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अगस्त 2012 
( 27 ) भागलपुर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 , 

( जगदीशपुर ) 
( 28 ) श्री कृष्ण नगर गृह निर्माण स0स0लि0 ( नवादा ) 
( 29 ) बेऊर नगर पैक्स ( फुलवारीशरीफ ) 
( 30 ) सिपारा नगर पैक्स ( फुलवारीशरीफ ) 
( 31 ) नाव यातायात स0स0लि0 ( बरारी ) 
( 32 ) हरग्रिाम बुनकर स0स0लि0 ( बरारी ) 
( 33 ) कटिहार कृषि मशीनरी वर्कर स0स0लि0 ( कटिहार ) 
( 34 ) सोशल वेलफेयर सोसाईटी लि0 ( कटिहार ) 
( 35 ) सुखपुर फल सब्जी उत्पादक स0स0लि0 ( सुपौल ) 
| ( 36 ) सुखपुर ग्रामोदय स0स0लि0 ( सुपौल ) 
| ( 37 ) फल सब्जी उत्पादक स0स0लि0 ( छपरा सदर ) 
( 38 ) रतनपुरा गृह निर्माण स0स0लि0 ( छपरा सदर ) 
( 39 ) कोयला श्रमिक स0स0लि0 ( घाट कुसुम्भा ) 
( 40 ) कोयला सिंचाई स0स0लि0 ( घाट कुसुम्भा ) 


परिशिष्ट - 2 
( द्वितीय चरण ) 


निर्वाचन कार्यक्रम 


सहयोग समितियों का नाम , जिनके निर्वाचन होने हैं 
( 1 ) बिहारशरीफ को - ऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज स0स0लि0 

( बिहारशरीफ ) 
( 2 ) सोहसराय बहुधंधी स0स0लि0 ( बिहारशरीफ ) 
( 3 ) इब्राहिमपुर नगर पैक्स ( आरा ) 

सिगही खुर्द नगर पैक्स ( आरा ) 
( 5 ) मगध सहकारी गृह निर्माण स०स०लि0 ( नगर गया ) 
( 6) ललित सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 ( नगर गया ) 
( 7 ) सलैया ग्राम पंचायत धनकुटी स0स0लि0 ( मदनपुर ) 
( 8 ) सलैया ग्राम पंचायत श्रमिक स0स0लि0 ( मदनपुर ) 
( 9 ) सुखपुर आदर्श सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 ( सुपौल ) 
( 10 ) आदर्श सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 ( छपरा सदर ) 


सूचना का प्रकाशन - 08 . 08. 2012 
नामांकन की तिथि - 25 . 08.2012 
संवीक्षा की तिथि 

- 27. 08 . 2012 
अभ्यर्थिता वापसी की तिथि - 28. 08.2012 
मतदान , अगर आवश्यक हो - 05 . 09. 2012 
मतगणना 

___ - 05.09. 2012 को 
मतदान समाप्ति के पश्चात् 


परिशिष्ट - 2 

( तृतीय चरण ) 
सहयोग समितियों का नाम , जिनके निर्वाचन होने हैं 

निर्वाचन कार्यक्रम 
( 1 ) बिहारशरीफ फल सब्जी को - ऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज सूचना का प्रकाशन - 08. 08. 2012 
( बिहारशरीफ ) 

नामांकन की तिथि - 28 . 08. 2012 
( 2 ) बिहारशरीफ को - ऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज स0स0लि0 

संवीक्षा की तिथि 

- 29 . 08 . 2012 
( बिहारशरीफ ) 

अभ्यर्थिता वापसी की तिथि - 30. 08. 2012 
मतदान, अगर आवश्यक हो - 09.09. 2012 
मतगणना 

___ - 09 .09. 2012 को 
मतदान समाप्ति के पश्चात् 


बिहार गजट ( असाधारण), 1 अगस्त 2012 


परिशिष्ट - 3 

( प्रथम चरण ) 
सहयोग समितियों का नाम , जिनके निर्वाचन होने हैं 

निर्वाचन कार्यक्रम 
( 1 ) कदमकुआँ सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 , कदमकुआँ सूचना का प्रकाशन - 08 .08. 2012 
( पटना सदर ) 

नामांकन की तिथि - 23. 08. 2012 तथा 
( 2 ) चंद्रगुप्त नगर गृह निर्माण स0स0लि0 , पटना सदर 

24. 08 . 2012 ( दो दिन ) 
( 3 ) शेखपुरा खाजपुरा नगर पैक्स , पटना सदर 

संवीक्षा की तिथि 
( 4 ) करमल्लीचक शीत भंडार स0सलि0, पटना सदर 

अभ्यर्थिता वापसी की तिथि - 27. 08.2012 
( 5 ) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 , जहानाबाद 

मतदान , अगर आवश्यक हो - 02. 09.2012 
( 6 ) पटेल नगर सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , जहानाबाद मतगणना 

- 02.09. 2012 को 
( 7 ) जहानाबाद सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , जहानाबाद 

मतदान समाप्ति के पश्चात् 
( 8 ) मगध सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , जहानाबाद 
( 9 ) सनहौली श्रमिक स0स0लि0, खगड़िया 
( 10 ) खगड़िया सहकारी शीत भंडार स0स0लि0 , खगड़िया 
( 11 ) केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 , खगड़िया 
( 12 ) एस . आर० उच्च विद्यालय सहकारी स0स0लि0 , खगड़िया 


परिशिष्ट - 3 

( द्वितीय चरण ) 
सहयोग समितियों का नाम , जिनके निर्वाचन होने हैं 

निर्वाचन कार्यक्रम 
( 1 ) आदर्श सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , जहानाबाद सूचना का प्रकाशन - 08.08. 2012 
( 2 ) संजय गांधी सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , जहानाबाद नामांकन की तिथि - 27.08. 2012 तथा 
( 3 ) जामुख श्रमिक स0स0लि0 , जहानाबाद 

28.08.2012 ( दो दिन ) 
( 4 ) 

जहानाबाद को - ऑपरेटिव कोल्ड स्टोरेज लि0 , जहानाबाद संवीक्षा की तिथि - 29.08. 2012 
( 5 ) भगवानचक संगठिया महिला विकास स0स0लि0 , खगड़िया अभ्यर्थिता वापसी की तिथि - 30.08. 2012 
( 6 ) ललित कोसी सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , खगड़िया । 

मतदान , अगर आवश्यक हो – 09. 09. 2012 
खगड़िया नगरपालिका सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , मतगणना 

- 09. 09. 2012 को 
खगड़िया 

मतदान समाप्ति के पश्चात् 
( 8 ) प्रोग्रेसिव सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , खगड़िया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अगस्त 2012 

परिशिष्ट - 3 

( तृतीय चरण ) 
सहयोग समितियों का नाम , जिनके निर्वाचन होने हैं 

निर्वाचन कार्यक्रम 
( 1 ) पूर्वी अशोक नगर सहकारी गृह निर्माण स०स०लि0 , पटना सूचना का प्रकाशन - 08 .08. 2012 
सदर 

नामांकन की तिथि - 30. 08. 2012 तथा 
( 2 ) विकास सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , पटना सदर 

01. 09.2012 ( दो दिन ) 
( 3 ) इंद्रपुरी सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , पटना सदर संवीक्षा की तिथि 

- 03 . 09 . 2012 
( 4 ) अन्न प्रशोधन स0स0लि0 , जहानाबाद 

अभ्यर्थिता वापसी की तिथि - 04. 09 .2012 
( 5 ) जहानाबाद केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0 , मतदान , अगर आवश्यक हो - 12. 09.2012 
जहानाबाद 

मतगणना 

- 12.09. 2012 को 
( 6 ) विधाता सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , खगड़िया 

मतदान समाप्ति के पश्चात् 
( 7 ) भारती नगर खगड़िया सहकारी गृह निर्माण स0स0लि0 , 

खगड़िया 
( 8 ) ज्योति सहकारी गृह निर्माण स०स०लि0 , खगड़िया 

परिशिष्ट - 4 
व्यापार मंडल, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं बिस्कोमान 

से संबद्ध विभिन्न विशेष स०स० एवं 
बिहार राज्य हाउसिंग फेडरेशन से संबद्ध 
प्रा० गृ० नि० स० स० का निर्वाचन 

प्रपत्र - 1 
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य एवं अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सूचना का प्रपत्र 


जिला ..................... , प्रखंड.................................... के सहयोग समिति ................................., निबंधन संख्या...... 

............ , पता ..................................... .......... के प्रबंधकारिणी कमिटी के सदस्यों का निर्वाचन प्रथम / 
द्वितीय/ तृतीय चरण* में दिनांक ................. को किया जाना है , 
मैं .. 

...........निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ : 
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

आम सूचना 
1 . (i) प्रबंधकारिणी समिति के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या ........ है , जिसका विवरण निम्नवत है - 


पदों का विवरण 


निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 

( आरक्षण स्पष्ट करते हुए ) 


1. 


2. 


........ को .. 


( ii ) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.. 

.. अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर 

( स्थान का नाम ) 
सकने की स्थिति में . .... 

............ पर दाखिल किया जा सकता 
( उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम ) 

( स्थान का नाम ) 
है । नामांकन पत्र दिनांक 

............... 11 बजे पूर्वाह से 3 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है । 
( नामांकन पत्र दाखिला की तिथि ) 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 अगस्त 2012 


.... तक 


( iii ) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक..... ........से दिनांक.... . ........ 

......... बजे से...... ........... बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । 
(iv ) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक........ ........ को...... .............. पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं 3 बजे 


( स्थान का नाम ) 


तक चलती रहेगी । 


( v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ..................... को अपराह्न .............. बजे के पूर्व तक ........... ..... .... ...... पर 

( स्थान का नाम ) 
दाखिल की जा सकती है । 
( vi ) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक ......... ......... को 7 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक होगा । 
( Vii ) मतगणना दिनांक............... को ............. बजे से............. ................ पर की जायेगी । 

( स्थान का नाम ) 
स्थान 
तिथि - 

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 


* जो लागू नहीं हो , उसे काट दें । 
* अगर एक प्रखंड में एक से अधिक सहयोग समितियों का निर्वाचन हो रहा है , तो प्रत्येक समिति के लिये अलग - अलग 

प्रपत्र - 1 निर्गत किया जायेगा । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 372 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : //egazette .bih .nic .in 


